रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD . NO . D . L. - 33004/ 99 


LOK 


SANS 


KaraKRE 


. . . . TATFTERaierre 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1809] 
No. 1809] 


नई दिल्ली , बुधवार , जून 28 , 2017 / आषाढ़ 7 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28 , 2017 /ASHADHA 7 , 1939 


पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 28 जून , 2017 
का . आ . 2031 ( अ).--- केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप -धारा ( 3) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 
1533( अ ), तारीख 14 सितंबर , 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ) के अनुसरण में निम्नलिखित सदस्यों से 
मिलकर बनने वाले राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण गुजरात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण गुजरात कहा गया है 
का गठन करती है, अर्थात् : 


अध्यक्ष 


सदस्य 


श्री सी . एल . मीना , 
भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त ), 
के - 576, सेक्टर - 20 , 
गांधी नगर , गुजरात । 
प्रो . जी . एच . बान , 
सह- आचार्य, 
शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज , भुज 
ए -22, अक्सत अपार्टमेंट , आपोजिट 
पूजन पार्टी प्लाट, मैमनगर 
अहमदाबाद - 380052, गुजारत । 
उप या संयुक्त या अपर सचिव 
( पर्यावरण) , 
वन और पर्यावरण विभाग, 
गुजरात सरकार 8वां तल , 
ब्लॉक - 14, न्यू सचिवालय , 
गांधी नगर 382010 । 


सदस्य - सचिव 


3972 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 ( )] 


2 . प्राधिकरण , गुजरात के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण 
करेंगे। 
3. प्राधिकरण , गुजरात ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो उक्त अधिसूचना में प्रमाणित हो । 
4 . प्राधिकरण , गुजरात राज्य के लिए इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर आकलन समिति ( रा . स्त . आ .स .) की 
सिफारिश के पश्चात् अपना विनिश्चय करेगा । 
5 . केन्द्रीय सरकार , प्राधिकरण की सहायता के लिए गुजरात राज्य सरकार के परामर्श से , निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर 
बनने वाली राज्य स्तर विशेष आकलन समिति , ( रा . स्त . वि . आ . स .) (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा. स्त . वि . आ . स ., गुजरात कहा गया है ) 
का गठन करती है, अर्थात्: 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


श्री दिनेश मिश्रा , 
भारतीय वन सेवा ( सेवानिवृत्त ) , 

प्लॉट नं . 65 , सेक्टर - 8, 
गांधी नगर – 382008, गुजरात । 

श्री नटराजन प्रताप , 
उप -निदेशक , 
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, 
ई -5 , जी आई डी सी इलेक्ट्रॉनिक्स 
एस्टेट , सेक्टर - 26 , 
गांधी नगर – 382028, गुजरात । 
श्री एस . सी . श्रीवास्तव , 
भारतीय वन सेवा ( सेवानिवृत्त ) , 
प्लॉट नं . 823, सेक्टर - 8 , 
सेंट जेवियर चर्च के पास , 
गांधी नगर - 382007 , गुजरात । 
डॉ . बी . के . जैन , 
आचार्य , 
रसायन विज्ञान विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय , 
सी – 101, पृथ्वी टॉवर , 
जोधपुर गाम रोड , 
सेटेलाइट , अहमदाबाद - 380015, गुजरात । 
श्री एस . के. मुले , 
ज्येष्ठ भू -विज्ञानी (सेवानिवृत्त ), 
एम – 18, जय योगीराज सोसाइटी , 
सरदार नगर , अहमदाबाद - 382475 , गुजरात । 
श्री राजेश आई शाह , 
निदेशक , 
प्रबंध न्यासी , विकास सेंटर फॉर डेवेलपमेंट , 
ईशावसयम, लाजपतनगर के सामने , ईशीता 
टावर्स रोड, नवरंगपुरा , नवजीवन , 
अहमदाबाद - 380014, गुजरात । 
डॉ . मयूरी एच . पांडया , 
सह - आचार्य , 

सर एल. ए. शाह कालेज , जीएलएस कैंपस , 
" ओमकार ", 
सी - 36- 37, स्टरलाइन सिटी , 
बोपाल , अहमदाबाद -380058 , गुजरात । 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सदस्य 


श्री वीरेन्द्र एन. पटेल , 

जी - 503 , साम्राज्य को - ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लि0. , मावन मंदिर के नजदीक, मैमनगर , 
अहमदाबाद - 380052, गुजरात । 
श्री आर . जे . शाह , 
7 -शिरोधरा अपार्टमेंट्स , 
एस . एम . कम्पाउन्ड , 
बी आर टी एस बस स्टैण्ड के सामने , 
नेररू नगर चार रास्ता के पास , अम्बावाड़ी , 
अहमदाबाद - 380015, गुजरात । 
सदस्य सचिव, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
"पर्यावरण भवन ", 
सेक्टर - 10 - ए 
गांधीनगर, गुजरात । 


सचिव 


6. रा . स्त . आ .स ., गुजरात के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण 
करेंगे। 


7. रा . स्त . आ .स ., गुजरात ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो तारीख 14 सितम्बर , 2006 की उक्त 
अधिसूचना में प्रगणित हो । 


8. रा. स्त . आ. स., गुजरात सामूहित उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्यता पर पहुंचने का 
प्रयास करेगा और यदि मतैक्यता पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी । 


9. गुजरात सरकार , प्राधिकरण , गुजरात और रा. स्त . आ .स., गुजरात के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक एजेंसी को 
अधिसूचित करेगी और उक्त सचिवालय , प्राधिकरण और रा . स्त . आ . स. के सभी कानूनी कृत्यों की बाबत आवास , परिवहन और ऐसी 
अन्य सुविधाओं सहित उसे सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन प्रदान करेगी । 


10. प्राधिकरण , गुजरात तथा रा . स्त . आ .स ., गुजरात के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस , यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते का गुजरात 
राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा । 


[ फा . सं. जे-11013/ 23 /2007 - आई.ए.||(1)] 

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 28th June, 2017. 


S . O ... 2031( E ).--- In exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of Section 3 of the Environment 
(Protection ) Act , 1986 (29 of 1986 ) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile 

Ministry of Environment and Forests , number S . O . 1533( E), dated the 14th September , 2006 ( hereinafter referred to as 
the said Notification ), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment 
Authority , Gujarat (hereafter in this notification referred to as the Authority , Gujarat) comprising of the following 
Members , namely : --- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3( 1)] 


Chairman 


Shri C . L . Meena , 
Indian Administrative Service (Retired ) , 


K -516 , Sector - 20 , 
Gandhi Nagar,Gujarat . 


Member 


Prof G . H . Ban, 
Associate Professor, 
Government Engineering College , Bhuj 


A -22, Aksaht Apartment, Opposite Pujan Party Plot, 
Mamnagar, 
Ahmedabad – 380052 , Gujarat . 


Member -Secretary 


Deputy or Joint or Additional Secretary , (Environment), 
Forests and Environment Department, 
Government of Gujarat , 8th Floor, Block -14 , 
New Sachivalaya , 
Gandhinagar - 382010 . 


2 . The Chairman and Members of the Authority , Gujarat shall hold office for a term of three years from the date of 
publication of this order in the Official Gazette . 


3 . The Authority , Gujarat shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said 
Notification , dated 14th September, 2006 . 


4 . The Authority , Gujarat shall take its decision after the recommendations of the State Level Expert Appraisal 
Committee (SEAC ) constituted under paragraph 5 of this notification for the State of Gujarat . 


5 . To assist the Authority , Gujarat , the Central Government in consultation with the State Government of Gujarat, 
hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee (SEAC ) (hereafter in this notification referred to as SEAC , 
Gujarat ) comprising of the following Members, namely : 


Chairman 


Shri Dinesh Misra , 
Indian Forest Service ( Retired ), 


Plot No. 65 , Sector 8 , 
Gandhi Nagar - 382008, Gujarat. 


Member 


Shri Natarajan Pratap , 
Deputy Director, 
National Productivity Council, 


E -5 , GIDC Electronics Estate , Sector- 26 , 
Gandhinagar- 382028 , Gujarat. 


- 


3 . 


Member 


Shri S . C . Srivastav , 
Indian Forest Service ( Retired ), 


Plot No. 823 , Sector -8 , 
Near St. Xavier s Church , 
Gandhinagar- 382007 , Gujarat . 


Member 


Dr. V . K . Jain , 
Professor , 
Chemistry Department, Gujarat University , 


C - 101, Pruthvi Tower, 
Jodhpur Gam Road , 
Satellite , Ahmedabad - 380015 , Gujarat. 


[ ATT II - QU5 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 . 


Member 


Shri A . K . Mule , 
Senior Geolosgist ( Retired ), 
M -18 , Jay Yogiraj Society , 
Sardarnagar , Ahmadabad - 382475 , Gujarat 


6 . 


Member 


Shri Rajesh I. Shah , 
Director , 
Managing Trustee of VIKAS Centre for Development, 


Ishavasyam , Opp. Lajpatnagar , 
Eeshita Towers Road , Navrangpura , Navjeevan , 
Ahmedabad - 380014 , Gujarat. 
Dr. Mayuri H . Pandya , 
Associate Professor , 
Sir L . A . Shah Law College , GLS Campus, 


Member 


“ Aumkar” 
C - 36 - 37 , Sterling City , 
Bopal, Ahmedabad - 380058, Gujarat . 


- 


8 . 


Member 


Shri Virendra N . Patel , 
G -503, Samrajya Co -operative Housing Society Ltd ., 
Near Manav Mandir, Memnagar, 
Ahmedabad - 380052 , Gujarat 


Member 


Shri R . J. Shah , 
7 -Shirodhara Apartments , 
S M Compound , Opp -BRTS Bus Stand , 
Near Nehru Nagar Char Rasta, 
Ambawadi, Ahmedabad -380015 , Gujarat . 


10 . 


Secretary 


Member- Secretary, 
Gujarat Pollution Control Board , 
" Paryavaran Bhavan " Sector - 10 - A , 
Gandhinagar ,Gujarat . 


6 . 


The Chairman and Members of SEAC , Gujarat shall hold office for a term of three years from the date of 
publication of this order in the Official Gazette . 


The SEAC , Gujarat shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Notification , 
dated 14th September , 2006 . 


The SEAC , Gujarat shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to 
reach a consensus in each case , and if consensus cannot be reached , the view of the majority shall prevail . 


9 . 


The Government of Gujarat shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority , Gujarat and SEAC , 
Gujarat and the said Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation , 
transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions of the Authority and SEAC . 


10 . The sitting fee , travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority , 

Gujarat and SEAC , Gujarat shall be paid as per the respective rules of the State Government of Gujarat . 


[F . No. J-11013 /23 /2007 -IA - II ( 1) ] 
MANOJ KUMAR SINGH , Joint Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 


Date : 2017 .06 .30 14 :03 :06 + 05 30 


